निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 वैशाख 1939 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 2 मई 2017 


( सं0 पटना 349) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

22 जनवरी 2017 
सं0 22 नि0 सि0 ( वीर ) - 07 - 03 / 2015 - 113 - श्री विमल कुमार, कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमण्डल , 
वीरपुर के विरूद्ध उनके पदस्थापन काल में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर द्वारा निम्न आरोप प्रतिवेदित 
किया गया : 

(1 ) श्री विमल कुमार, कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमण्डल, वीरपुर दिनांक 25.07.15 को अपने कर्तव्य 
स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं । इनका मोबाईल भी उस दिन स्वीच ऑफ पाया गया । यह 
उच्चाधिकारियों के पूर्वानुमति के बिना मुख्यालय से बाहर रहना, अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है । 

मुख्य अभियंता , जल संसाधन विभाग, वीरपुर से बेतार संवाद के माध्यम से प्राप्त पत्र की समीक्षा विभाग के 
स्तर पर की गयी । विभागीय समीक्षोपरान्त श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 1734 दिनांक 06.08.15 द्वारा स्पष्टीकरण की 
माँग की गयी । 

श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब विभाग में समर्पित किया गया जिसमें मुख्य रूप से निम्न का उल्लेख 
किया गया : 

(1 ) मैं अपने पुत्र का कौंसिलिंग कटिहार मेडिकल कॉलेज में कराने दिनांक 25 .07.15 को गया था । अधीक्षण 
अभियंता , बराज अंचल, वीरपुर को एस0 एम0 एस0 के माध्यम से इसकी सूचना भी दे दी थी । 

श्री कुमार द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के जवाब की विभागीय समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री कुमार से प्राप्त 
जवाब की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से मंतव्य की माँग की गयी । 

___ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , वीरपुर द्वारा निम्न मंतव्य प्रेषित किया गया: 

(1 ) श्री कुमार को मेडिकल कौंसिलिंग की सूचना पूर्व से ही रही होगी, इसलिए उन्हें यदि कौंसिलिंग में जाना 
था तो विधिवत इसकी पूर्व सूचना देते हुए आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर मुख्यालय छोड़ने, जबकि इनके द्वारा 
ऐसा नहीं किया गया और बाढ़ अवधि में बगैर सूचना के अनुपस्थित होना इनके स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है । 

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षा 
में मुख्य रूप से निम्न तथ्य पाये गये: 


ना 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 2 मई 2017 
(1 ) मुख्य अभियंता द्वारा भेजे गये बेतार संवाद, कार्यपालक अभियंता के स्पष्टीकरण एवं मुख्य अभियंता के 
मंतव्य के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट है कि श्री कुमार अपने उच्चाधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर दिनांक 25.07. 15 
को अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित थे । बाढ़ अवधि में इन्हें मुख्यालय छोड़ते के पूर्व उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना देनी 
चाहिए थी तथा विधिवत आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर मुख्यालय छोड़ना चाहिए था । श्री कुमार का यह कृत्य 
अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है । 

उक्त वर्णित स्थिति में समीक्षोपरान्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , वीरपुर के मंतव्य से सहमत होते हुए 
श्री विमल कुमार, कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया: 

(1 ) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 

सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री विमल कुमार, कार्यपालक अभियंता को निम्न दण्ड 
दिया जाता है: 

(1) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
उक्त आदेश श्री कुमार को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 349 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


